सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

11 पौष 1935 ( श० ) 
राँची, बुधवार 

1 जनवरी 2014 (ई० ) 


संख्या 1 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 1-12 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस - सी ., बी . ए , 
बी. एस . सी.,एम. ए., एम .ए. सी ., लॉ भाग1 और 
2, एम. बी . बी. एस., बी . सी .ई.,डिप०-इन - एड., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1-ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो दवारा 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो दवारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3– भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग -5 - झारखण्ड विधान- सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान - मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग -7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम. एस . और की अनुमति मिल चुकी है । 
भाग -8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग-9- विज्ञापन 
भाग -9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग- 9- ख -निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 

इत्यादि । 
पूरक -- 
पूरक " अ " ... 


KO 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 1 जनवरी, 2014 


भाग -1 


नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कार्मिक, प्राशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 


23 नवम्बर 2013 


संख्या 1 /पी० - 102 / 2011 का० -12383--उपायुक्त , पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर के पद पर 
पदस्थापित श्री अमिताभ कौशल, भा०प्र०से० ( झा : 2001 ) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेलेक्शन 
ग्रेड (विशेष सचिव कोटि ) वेतनमान पे बैंड- 4: रु० 37, 400-67,000 एवं ग्रेड पे रु . 8, 700/- में 
दिनांक 01 जनवरी, 2014 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


श्री कौशल अगले आदेश तक उपायुक्त , पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के पद पर पूर्वत बने रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, 


सरोज श्रीवास्तव , 


सरकार के विशेष सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 1 जनवरी , 2014 


अधिसूचना 


23 दिसम्बर , 2013 


संख्या 2 / से०वि०-5- 65 /2010 का० - 12368-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री राजेश कुमार 
लिंडा, कार्यपालक दंडाधिकारी, गढ़वा को (क ) दिनांक 6 जुलाई, 2003 से 13 जुलाई 2003 तक 
( ख ) दिनांक 11 दिसम्बर , 2007 से 4 जनवरी , 2008 तक एवं ( ग ) 18 जून , 2009 से 
11 नवम्बर 2009 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 के 
तहत स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सरोज श्रीवास्तव, 


सरकार के विशेष सचिव । 


अधिसूचना 


23 दिसम्बर , 2013 


संख्या - 1 /विविध-808/ 06 खंड का० -12372-- श्रीमती वंदना दादेल , भा० प्र० से० ( झा: 96) , 
सचिव , उद्योग विभाग , झारखण्ड, राँची ( अतिरिक्त प्रभार - सचिव, कला, संस्कृति , खेलकूद एवं युवा 
कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची ) को भारत सरकार , कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई 
दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या - 13018/1/ 2010, दिनांक 7 सितम्बर , 2010 के आलोक में 
दिनांक 20 दिसम्बर , 2013 से 31 दिसम्बर , 2013 तक कुल 12 ( बारह ) दिनों की शिशु देखभाल 
अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


2. श्रीमती दादेल की अनुपस्थिति की अवधि में श्री आदित्य स्वरूप, भा०प्र०से० ( झा :82 ) 
प्रधान सचिव, पशुपालन एंव मत्स्य विभाग, झारखण्ड , राँची अपने कार्यों के साथ प्रधान सचिव, 
उद्योग विभाग , झारखण्ड, राँची एवं श्री के० विद्यासागर , ( झा: 85 ), प्रधान सचिव , मानव संसाधन 


झारखण्ड गजट( साधारण), बुधवार , 1 जनवरी, 2014 
विकास विभाग, झारखण्ड , राँची अपने कार्यों के साथ प्रधान सचिव , कला, संस्कृति , खेलकूद एवं 
युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सरोज श्रीवास्तव, 


सरकार के विशेष सचिव । 


अधिसूचना 


26 दिसम्बर , 2013 


संख्या-2/विविध-16-11/ 2008 का०- 12419-- श्री देवेन्द्र कुमार, झा०प्र०से०, अंचल अधिकारी , 
पटमदा , पूर्वी सिंहभूम को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 


( ऐक्ट- 2, 1974) की धारा- 20 के तहत कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सरोज श्रीवास्तव, 


सरकार के विशेष सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 1 जनवरी, 2014 


अधिसूचना 


27 दिसम्बर, 2013 


संख्या - 2 ( 3) / अवकाश -5- 33/ 2013 का० - 12498-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री संजय 


सिन्हा, सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार , उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को दिनांक 8 
अगस्त, 2013 से 31 अक्टूबर, 2013 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 
227 , 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता हैं । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सरोज श्रीवास्तव , 


सरकार के विशेष सचिव । 


अधिसूचना 


28 दिसम्बर , 2013 


संख्या -1/पी०-1024/2000 का० - 12529-- अनुमंडल पदाधिकारी, राँची के पद पर पदस्थापित 
श्री अमीत कुमार, भा० प्र० से० ( झा: 2010) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के सीनियर टाईम स्केल 
( वेतनमान -पे बैंड 3 रु० 15,600 -39, 100 + ग्रेड पे रु० 6600) में दिनांक 1 जनवरी , 2014 के 
प्रभाव से प्रोन्नति दी जाती है । 


संख्या -1/पी०- 1024/ 2000 का०-12530 -- अनुमंडल पदाधिकारी , घाटशिला के पद पर 
पदस्थापित श्री अमित कुमार, भा० प्र० से० ( झा:2010) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के सीनियर 
टाईम स्केल (वेतनमान-पे बैंड 3 रु० 15, 600 -39, 100 + ग्रेड पे रु० 6600 ) में दिनांक 1 जनवरी , 
2014 के प्रभाव से प्रोन्नति दी जाती है | 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 1 जनवरी, 2014 
___ संख्या-1/पी०- 1024/2000 का०- 12531 -- अनुमंडल पदाधिकारी , गढ़वा के पद पर पदस्थापित 
श्री राजीव रंजन , भा० प्र० से० ( झा : 2010) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के सीनियर टाईम स्केल 
( वेतनमान-पे बैंड 3 रु० 15, 600 - 39, 100 + ग्रेड पे रु० 6600) में दिनांक 1 जनवरी, 2014 के 
प्रभाव से प्रोन्नति दी जाती है । 


संख्या -1/ पी०- 1024/ 2000 का०-12532-- अनुमंडल पदाधिकारी, लातेहार के पद पर 
पदस्थापित श्री अबु इमरान , भा० प्र० से० ( झा :2010) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के सीनियर 
टाईम स्केल ( वेतनमान-पे बैंड 3 रु० 15 ,600 - 39 ,100 + ग्रेड पे रु० 6600 ) में दिनांक 1 जनवरी , 
2014 के प्रभाव से प्रोन्नति दी जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सरोज श्रीवास्तव , 


सरकार के विशेष सचिव | 


----------- 


अधिसूचना 


28 दिसम्बर , 2013 


संख्या-2 / से०वि०-5- 26/ 2013 का० -12563-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री प्रशांत कुमार 
लायक , झा० प्र० से० अंचल अधिकारी, नाला ( जामताड़ा) ( क ) दिनांक 21 फरवरी , 2010 से 13 
मार्च, 2010 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत 
एवं ( ख) दिनांक 14 मार्च, 2010 से 22 मार्च, 2010 तक आदेय उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा 
संहिता के नियम 235 के तहत स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सरोज श्रीवास्तव , 


सरकार के विशेष सचिव । 


झारखण्ड गजट (साधारण ), बुधवार , 1 जनवरी, 2014 


उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


अधिसूचना 
28 दिसम्बर , 2013 


संख्या- 2/ वरीय स्था०- 20 -08/ 2013- 2664-- श्री उमाशंकर सिंह , सहायक आयुक्त उत्पाद, 
हजारीबाग -सह- चतरा - सह -रामगढ़ को उनके वर्तमान पदस्थापन के स्थान से स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक सहायक आयुक्त उत्पाद, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -2/ वरीय स्था०- 20-08/ 2013- 2665 -- श्री संजय कुमार मेहता, अधीक्षक उत्पाद, 
( संप्रति पदस्थापन के प्रतीक्षा में ) को अगले आदेश तक अधीक्षक उत्पाद , गिरिडीह के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 2/ वरीय स्था०- 20-08/ 2013- 2666 -- श्री अरुण कुमार मिश्र , अधीक्षक उत्पाद , 
सरायकेला- खरसावां को उनके वर्तमान पदस्थापन के स्थान से स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक अधीक्षक उत्पाद , पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -2/ वरीय स्था०- 20 -08/ 2013- 2667-- श्री मनोज कुमार , अधीक्षक उत्पाद , पश्चिमी 
सिंहभूम को उनके वर्तमान पदस्थापन के स्थान से स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
अधीक्षक उत्पाद, सरायकेला- खरसावां के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-2/ वरीय स्था०- 20 -08/ 2013- 2668 -- श्री जितेन्द्र कुमार , अधीक्षक उत्पाद , जामताड़ा 
को उनके वर्तमान पदस्थापन के स्थान से स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अधीक्षक 
उत्पाद , पलामू- सह- लातेहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है । इनका मुख्यालय पलामू रहेगा | 
यह अधिसूचना श्री राम प्रवेश राम के सेवानिवृति की तिथि 31 दिसम्बर, 2013 के उपरांत प्रभावी 
होगा । 


संख्या - 2/ वरीय स्था०- 20 - 08/ 2013- 2669 -- श्री रामलीला रवानी , अधीक्षक उत्पाद , गिरिडीह 
को उनके वर्तमान पदस्थापन के स्थान से स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अधीक्षक 
उत्पाद, कोडरमा के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 1 जनवरी, 2014 
___ संख्या-2/वरीय स्था०-20-08/ 2013-2670 -- श्री अजय कुमार गोंड , अधीक्षक उत्पाद , कोडरमा 
को उनके वर्तमान पदस्थापन के स्थान से स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक प्रभारी 
सहायक आयुक्त उत्पाद , हजारीबाग- सह - चतरा - सह रामगढ़ के पद पदस्थापित किया जाता है । इनका 
मुख्यालय हजारीबाग रहेगा । 


संख्या -2/ वरीय स्था०- 20 -08/ 2013- 2671-- श्री अखौरी धनंजय कुमार सिन्हा, ( मूल पद 
निरीक्षक उत्पाद ) प्रभारी अधीक्षक उत्पाद , दुमका - सह - गोड्डा अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश 
तक प्रभारी अधीक्षक उत्पाद , जामताड़ा के भी प्रभार में रहेंगे | 


संख्या -2/ वरीय स्था०- 20- 08/ 2013- 2672-- श्री महेश प्रसाद साह , ( मूल पद निरीक्षक उत्पाद ) 
प्रभारी अधीक्षक उत्पाद , साहेबगंज को उनके वर्तमान पदस्थापन के स्थान से स्थानान्तरित करते 
हुये अगले आदेश तक प्रभारी अधीक्षक उत्पाद , पाकुड़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -2/वरीय स्था०- 20 - 08 / 2013- 2673 -- श्री अग्नि कुमार सिंह, ( कोटि क्र०- 15 ) निरीक्षक 
उत्पाद , हजारीबाग को उनके वर्तमान पदस्थापन के स्थान तक स्थानान्तरित करते हुये अगले 
आदेश तक निरीक्षक उत्पाद , देवघर के रिक्त पद पर पदस्थापित करते हुए श्री सिंह को प्रभारी 
अधीक्षक उत्पाद, देवघर का प्रभार दिया जाता है । 


संख्या -2/वरीय स्था०- 20 - 08 / 2013- 2674-- श्री कमलेश प्रसाद सिंह, ( कोटि क्र०-16) निरीक्षक 
उत्पाद, साहेबगंज को उनके वर्तमान पदस्थापन के स्थान स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक 
निरीक्षक उत्पाद , गुमला के रिक्त पद पर पदस्थापित करते हुए श्री सिंह को प्रभारी अधीक्षक 
उत्पाद, गुमला- सह - लोहरदगा - सह-सिमडेगा का प्रभार दिया जाता है । इनका मुख्यालय गुमला रहेगा। 


संख्या- 2/ वरीय स्था०- 20 -08/ 2013- 2675 -- श्री जगदीश उरांव , ( कोटि क्र०- 18 )निरीक्षक 
उत्पाद, राँची को उनके वर्तमान पदस्थापन के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक 
निरीक्षक उत्पाद, साहेबगंज के रिक्त पद पर पदस्थापित करते हुए श्री उरांव को प्रभारी अधीक्षक 
उत्पाद , साहेबगंज का प्रभार दिया जाता है | 


झारखण्ड गजट (साधारण ), बुधवार , 1 जनवरी, 2014 


संख्या-2/वरीय स्था०- 20 - 08/ 2013-2676-- श्री सुरेश चंद्र सिन्हा, ( कोटि क्र०- 19 ) निरीक्षक 
उत्पाद, पलामू- सह- लातेहार को उनके वर्तमान पदस्थापन के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये 
अगले आदेश तक प्रभारी अधीक्षक उत्पाद , गढ़वा के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है | यह 
अधिसूचना श्री राम प्रवेश राम के सेवानिवृति की तिथि 31 दिसम्बर , 2013 के उपरांत प्रभावी 
होगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ब्रह्मानन्द झा , 


सरकार के अवर सचिव , 


उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग , 


झारखण्ड, राँची । 


नगर विकास विभाग 


अधिसूचना 


28 दिसम्बर , 2013 


संख्या-1/ स्था०शि०स्था०नि०/ न०वि०- 109/ 11 - 5129-- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड , 


राँची की अधिसूचना संख्या-5206 दिनांक 12 दिसम्बर , 2013 के द्वारा सेवा प्राप्त श्री चन्दन दूबे, 
नवनियुक्त सहायक अभियंता ( यांत्रिक) को सहायक अभियंता , देवघर नगर निगम के रिक्त पद पर 
अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1/ स्था०शि०स्था०नि०/ न०वि०- 109/11- 5130--पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड , 
राँची की अधिसूचना संख्या-5202 दिनांक 12 दिसम्बर, 2013 के द्वारा सेवा प्राप्त श्री मुकेश 


झारखण्ड गजट( साधारण), बुधवार , 1 जनवरी, 2014 
कुमार , नव नियुक्त सहायक अभियंता को सहायक अभियंता, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (माडा ) 


धनबाद के रिक्त पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1/ स्था०शि०स्था०नि०/ न०वि०- 109/11 -5131 -- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग , झारखण्ड , 
राँची की अधिसूचना संख्या-5160 दिनांक 12 दिसम्बर , 2013 के द्वारा सेवा प्राप्त श्री राधेश्याम 
रवि,(प्रभारी कार्यपालक अभियंता) को कार्यपालक पदाधिकारी , सिमडेगा नगर पंचायत के रिक्त पद 
पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1/ स्था०शि०स्था०नि०/ न०वि०- 109/11- 5132 --पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड , 
राँची की अधिसूचना संख्या-5162 दिनांक 12 दिसम्बर , 2013 के द्वारा सेवा प्राप्त श्री सुरेन्द्र 


कुमार दिनकर, ( प्रभारी कार्यपालक अभियंता) को तकनीकी कोषांग, नगर विकास विभाग , झारखण्ड, 


राँची में कार्यपालक अभियंता के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या -1/ स्था०/ श स्था०नि०/न०वि० - 109/11 - 5133--जल संसाधन विभाग , झारखण्ड , राँची 


की अधिसूचना संख्या- 7776 , दिनांक 12 दिसम्बर, 2013 के द्वारा सेवा प्राप्त श्री चन्द्रकिशोर 
यादव, सहायक अभियंता को कार्यपालक पदाधिकारी, साहेबगंज नगर परिषद के रिक्त पद पर 


अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1/ स्था० / श स्था०नि०/न०वि० -109/11 - 5134-- श्री अनिल कुमार, अधिसूचित सहायक 
अभियंता, साहेबगंज नगर परिषद को स्थानांतरित करते हुए कार्यपालक पदाधिकारी , गढ़वा नगर 
पंचायत के रिक्त पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 


2. 


कार्यपालक पदाधिकारी, गढ़वा नगर पंचायत अपने कार्यों के अतिरिक्त मझिआँव 


नगर पंचायत के प्रभार में भी रहेंगे । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 1 जनवरी, 2014 


11 


संख्या -1/ स्था०/ श०स्था०नि०/ न०वि०- 109/11 -5135 -- श्री आशुतोष कुमार , अधिसूचित 
कार्यपालक पदाधिकारी, सरायकेला नगर पंचायत को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक पदाधिकारी , 
मधुपुर नगर परिषद के रिक्त पद पर अगले तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1/ स्था० / श०स्था०नि० / न०वि०- 109 /11-5136 -- श्री ललन कुमार चौधरी, अधिसूचित 
कार्यपालक पदाधिकारी, गढ़वा नगर पंचायत को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक पदाधिकारी , 
हुसैनाबाद नगर पंचायत के रिक्त पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1/ स्था०शि०स्था०नि०/ न०वि० -109/11 -5137-- श्री जगदीश प्रसाद यादव , विशेष 


पदाधिकारी, जुगसलाई नगरपालिका अपने कार्यों के अतिरिक्त विशेष पदाधिकारी , मानगो 


अधिसूचित क्षेत्र समिति के प्रभार में भी रहेंगें । 


संख्या -1/ स्था०शि०स्था०नि०/नवि० - 109 / 11 - 5138-- श्री सुशील कुमार , विशेष पदाधिकारी , 


मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति को स्थानान्तरित करते हुए सहायक अभियंता, राँची विकास 
प्राधिकार, राँची के रिक्त पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या -1/ स्था०/ श स्था०नि०/न०वि० -109/11 - 5139-- श्री ललन कुमार चौधरी , अधिसूचित 
कार्यपालक पदाधिकारी , गढ़वा नगर पंचायत को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक पदाधिकारी , 
हुसैनाबाद नगर पंचायत के रिक्त पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम नारायण प्रसाद , 


सरकार के उप सचिव । 


12 


झारखण्ड गजट ( साधारण) , बुद्धपवार , 1 जनवरी , 2014 


भाग - 9 


विज्ञापन 


मानव संसाधन विकास विभाग 


विज्ञप्ति 


6 जनवरी , 2014 
संख्या -8--एतद द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि झारखण्ड राज्य वित्त 
रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) नियमावली-2004 के नियम - 10 में निर्धारित की गयी अनुदान 
की राशि में इंटर महाविधालयों, माध्यमिक विधालयों एवं प्राथमिक विधालयों का अनुदान संबंधी 
राशि में संशोधन करने के बिन्दु पर समिति गठित की गयी है । अत: उक्त अनुदान नियमावली 
संशोधन के संबंध में संबंधित संघ एवं संस्थान जो अपना पक्ष रखना चाहते हैं , वे 07 दिनों के 
अन्दर अपना अभ्यावेदन विभाग को उपलब्ध करावें । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


कामेश्वर प्रसाद, 


संयुक्त सचिव - सह- अध्यक्ष, 


मानव संसाधन विकास विभाग, 


झारखण्ड, राँची । 


झारखण्ड अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण)-1--50 । 


